निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


बिहार 


संख्या 33 


24 श्रावण 1940 ( श 0 ) 
पटना, बुधवार , 

15 अगस्त 2018 ( ई 0 ) 


विषय- सूची 
पृष्ठ 

पृष्ठ 

भाग- 5 -बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 
भाग- 1-नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और 

विधेयक, 

उक्त विधान मंडल में 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-14 

उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
भाग-1-क -स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
आदेश । 

विधान मंडल में 
भाग-1- ख - मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0, आई 0एससी 0, 

पुरःस्थापन के पूर्व 

प्रकाशित विधेयक । 
बी 0 ए 0 , बी 0 एससी 0 , 

एम 0 ए 0 , 

भाग-7 - संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 
एम 0 एससी 0 , लॉ भाग-1 और 2 , 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0, बी 0 एस 0 ई 0, डीप 0 - इन 

ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है। 

भाग-8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
एड0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
के परीक्षा-फल , कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
आदि । 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग -1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि 

पुर: स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 -बिहार- राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

भाग- 9 -विज्ञापन 

--- 
निकाले गये विनियम , 

भाग-9- क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
अधिसूचनाएं और नियम आदि। 15-18 

भाग -9- ख -निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 
भाग- 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

सूचनाएं इत्यादि । 

19-19 
और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 

पूरक 


- 


--- 


आदेश , 


--- 


भाग- 4 -बिहार अधिनियम 


--- 


पूरक - क 


20-21 


2 


बिहार गजट , 15 अगस्त 2018 


भाग-1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत 

सूचनाएं । 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

9 अगस्त 2018 
सं ० ई2-207 / 82-48 कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ( संप्रति सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार , पटना के कार्यालय आदेश सं0 
12 / टि0-4-162 / 93- का0-467 / पटना- 15 , दिनांक 16.12.1998 में निहित प्रावधानों के आलोक में श्री बिपिन कुमार (वरीयता क्रमांक 
65/2013 ) अवर निर्वाचन पदाधिकारी की सेवा को अवर निर्वाचन पदाधिकारी के मौलिक पद (वेतनमान Level 9 ) पर दिनांक 24.06.2018 के 

सम्पुष्ट 

किया जाता है । 

2. यह सेवा संपुष्टि संबंधित पदाधिकारी को वरीयता का द्योतक नहीं होगा तथा इसका अन्य पदाधिकारियों की आपसी वरीयता पर प्रभाव 
नहीं पड़ेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
सोहन कुमार ठाकुर , विशेष सचिव । 


प्रभाव से 


पर्यावरण एवं वन विभाग । 


अधिसूचना 


8 अगस्त 2018 


सं 0 भा ० व ० से ० ( स्था ० ) -11 / 2016-2201 / प० व ०-- श्री हेम कान्त राय, भा ० व ० से०, (BH:2004), वन प्रमंडल 
पदाधिकारी, गोपालगंज वन प्रमंडल , गोपालगंज को भारतीय वन सेवा (वेतन ) नियमावली, 2016 तथा पर्यावरण , वन एवं 
जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय - समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन वन संरक्षक कोटि (वेतन स्तर -13 
ए रूपये 1,31,100-2,16,600 ) में प्रोन्नति दी जाती है । 

2. इन्हें प्रोन्नति का लाभ समकक्ष पद पर पदस्थापन के उपरांत योगदान की तिथि से देय होगा । 

सं 0 भा ० व ० से ० ( स्था ०) -11 / 2016-2202 / प ० व ० - श्री सुनील कुमार, भा ० व ० से ०, ( BH:2004), वन प्रमंडल 
पदाधिकारी, औरंगाबाद वन प्रमंडल , औरंगाबाद को भारतीय वन सेवा ( वेतन) नियमावली , 2016 तथा पर्यावरण , वन एवं 
जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय - समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन वन संरक्षक कोटि ( वेतन 
स्तर -13 ए रूपये 1,31,100-2,16,600 ) में प्रोन्नति दी जाती है । 
2. इन्हें प्रोन्नति का लाभ समकक्ष पद पर पदस्थापन के उपरांत योगदान की तिथि से देय होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रत्नेश झा, संयुक्त सचिव । 


पथ निर्माण विभाग 


अधिसूचना 

16 जुलाई 2018 
सं 0 1 / विविध -078 / 2009 (पार्ट -2)5398( S ) -- सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार , पटना के पत्र संख्या -8565 
दिनांक 27.06.2018 के आलोक में चयन वर्ष 2017 के लिए गैर राज्य असैनिक सेवा के पदाधिकारियों की चयन द्वारा भारतीय 
प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति हेतु चयन समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है : 

श्री अमृत लाल मीणा ( भा ०प्र ० से ०) 
प्रधान सचिव , 


1 . 


पथ निर्माण विभाग , बिहार , पटना । 


अध्यक्ष 


बिहार गजट , 15 अगस्त 2018 


3 


श्री रत्नेश कुमार ( भा ०प्र ० से ० ) 
विशेष सचिव , 


पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना । 


सदस्य 


3 . 


श्री राजेन्द्र राम , 


अपर सचिव , 


सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना । 


सदस्य 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रत्नेश कुमार, विशेष सचिव । 


स्वास्थ्य विभाग 


अधिसूचनाएं 


2 अगस्त 2018 


सं0 16 / एच.1-01 / 2011 (पार्ट )-1002 ( आरुचि 0) -- स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या 381 (दे०चि ०) दिनांक 
17.04.2015 द्वारा आयुष प्रक्षेत्र के होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी संवर्ग ( गैर शैक्षणिक ) के पदाधिकारियों की परीक्ष्यमान 
अवधि के उपरांत सेवा सम्पुष्ट किया गया । अधिसूचना के क्रम संख्या 20 पर अंकित डॉ 0 दीनानाथ पंडित, होमियोपैथिक 
चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शिवनारायणपुर, भागलपुर की सेवा संपुष्टि की तिथि 20.11.2011 के 
स्थान पर 20.11.2001 अंकित हो गया है जिसे शुद्ध रूप में 20.11.2011 पढ़ा जाय । 
शेष यथावत रहेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
नागेन्द्र प्रसाद , उप - सचिव । 


3 अगस्त 2018 
सं0 16 / सी.1-11 / 2017-1010 ( आ oचि ०) -- सी ० डब्ल्यूजे० सी ० संख्या -7169 / 2017 उमेश चन्द एवं अन्य बनाम 
भारत संघ एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय , पटना द्वारा दिनांक 13.12.2017 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में सूचित 
किया जाता है कि मेडिकल कॉलेज ऑफ पेटेन्ट मेडिसीन , रजिस्टर्ड ऑफिस जगदेव नगर नियर, बाजार समिति , 
आरा-802301 स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार अथवा मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया या स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार 
द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है । अतः मेडिकल कॉलेज ऑफ पेटेन्ट मेडिसीन, रजिस्टर्ड ऑफिस जगदेव नगर, नियर बाजार 
समिति , आरा-802301 द्वारा प्रदान की गयी 812 छात्रों के Bachelor of Allopathypatent Medical Specialties 
( B.A.M.S ) की उपाधि की वैधता नहीं रहने के कारण उक्त संस्थान द्वारा प्रदत्त उपाधि को रद्द किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
नागेन्द्र प्रसाद, उप - सचिव । 


निगरानी विभाग 
सूचना भवन, पटना 


अधिसूचनाएं 

6 अगस्त 2018 
सं० नि 0 वि ० स्था0-139 / 2013-3108 - सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार, पटना के संकल्प संख्या -10000 
दिनांक 10.07.2015 के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या -3100 दिनांक 05.08.2016 द्वारा निम्नांकित 13 ( तेरह ) सेवा 
निवृत्त पुलिस उपाधीक्षकों को अनुबंध के आधार पर अगले दो वर्षों के लिए नियोजित करते हुए विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा 
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो तथा विशेष निगरानी इकाई, पटना में पदस्थापित किया गया था । 

उक्त के आलोक में निम्नांकित पुलिस उपाधीक्षकों को उनके नाम के सामने कॉलम -6 में अंकित एक वर्ष अथवा 65 
वर्ष की आयु तक ( जो पहले हो ) के लिए सेवा का अवधि विस्तार किया जाता है : 
क्रमांक नाम / पदनाम जन्म तिथि सेवा निवृत्ति योगदान अवधि विस्तार की अवधि 

की तिथि की तिथि 


1 


2 


3 


5 


6 


1 


श्री अजीत कुमार सिंह 


08.01.1955 


31.01.2015 


08.08.2016 


08.08.2018 से 07.08.2019 तक 


4 


बिहार गजट , 15 अगस्त 2018 


2 


28.10.1954 


31.10.2014 


08.08.2016 


08.08.2018 से 07.08.2019 तक 


3 


मो ० जमीरूद्दीन 
श्री गोपाल पासवान 
श्री अजय कुमार चौधरी 


31.12.1955 


31.12.2015 


08.08.2016 


08.08.2018 से 07.08.2019 तक 


4 


17.07.1954 


31.07.2014 


08.08.2016 


08.08.2018 से 16.07.2019 तक 


(65 वर्ष आयु पूरी होने के 

कारण ) 


5 


मो ० खलील 


04.01.1956 


31.01.2016 


10.08.2016 


10.08.2018 से 09.08.2019 तक 


6 


श्री पारसनाथ सिंह 


05.11.1955 


30.11.2015 


11.08.2016 


11.08.2018 से 10.08.2019 तक 


7 


श्री कामोद प्रसाद 


05.05.1955 


31.05.2015 


23.08.2016 


23.08.2018 से 22.08.2019 तक 


8 


श्री श्याम किशोर प्रसाद 


06.11.1954 


30.11.2014 


17.08.2016 


17.08.2018 से 16.08.2019 तक 


9 


श्री प्रताप शंकर सिन्हा 


27.01.1954 


31.01.2014 


09.08.2016 


09.08.2018 से 26.01.2019 तक 


( 65 वर्ष आयु पूरी होने के 

कारण ) 
09.08.2018 से 08.08.2019 तक 


10 


श्री गिरीन्द्र मोहन कुमार 


04.11.1955 


30.11.2015 


09.08.2016 


11 


श्री राजेन्द्र सिंह 


30.07.1955 


31.07.2015 


09.08.2016 


09.08.2018 से 08.08.2019 तक 


12 


श्री मिथिलेश प्रसाद 


20.01.1956 


31.01.2016 


24.08.2016 


24.08.2018 से 23.08.2019 तक 


13 


श्री बिजेन्द्र कुमार दास 

03.09.1954 30.09.2014 10.08.2016 10.08.2018 से 09.08.2019 तक 
2. नियोजन संबंधी विभागीय अधिसूचना संख्या -3100 दिनांक 05.08.2016 की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेगी । 
3. इसमें राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
उमेश चन्द्र विश्वास, अपर सचिव । 


- 


1 . 


अध्यक्ष 


2 . 


9 अगस्त 2018 
सं 0 1 / नि 0 वि 0 स्था0-40 / 2018-3223 -- राज्य सरकार आम जनता की सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति के लिए 
प्रतिबद्ध है । इसके अन्तर्गत भ्रष्टाचार के विरूद्ध " जीरो टॉलरेन्स " नीति अपनायी गयी है । इस उद्धेश्य की पूर्ति की दिशा में 
सरकार द्वारा निगरानी विभाग के अधीनस्थ कार्यालय "निगरानी अन्वेषण ब्यूरो " एवं “विशेष निगरानी इकाई " के लिए 
पुलिस उपाधीक्षक के रिक्त 18 ( अठारह) पदों के विरूद्ध सेवा निवृत्त पुलिस उपाधीक्षक को अनुबंध के आधार पर नियोजन 
करने का निर्णय लिया गया है । 

2. इन 18 ( अठारह) पुलिस उपाधीक्षकों के चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रधान सचिव, निगरानी विभाग, बिहार , 
पटना की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है जो निम्नवत् है : 

प्रधान सचिव 
निगरानी विभाग , बिहार, पटना । 
अपर महानिदेशक, 

सदस्य 
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो , बिहार, पटना । 
पुलिस महानिरीक्षक , 
विशेष निगरानी ईकाई, बिहार, पटना । 
अपर सचिव 

सदस्य 
निगरानी विभाग , बिहार, पटना । 
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निगरानी विभाग के लिए मनोनीत अनुसूचित सदस्य 
जाति / अनुसूचित जन जाति के एक पदाधिकारी 

3. संविदा पर नियोजन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या -10000 दिनांक 10.07.2015 क्रम में निर्गत 
उक्त विभाग के परिपत्र संख्या -3815 दिनांक 11.03.2016 को इस हद तक क्षान्त किया गया है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
उमेश चन्द्र विश्वास, अपर सचिव । 


3 . 


सदस्य 


4 . 


5 . 


बिहार गजट , 15 अगस्त 2018 


5 


परिवहन विभाग 


होगा । 


21 दिन 


1 


30 दिन 


अधिसूचना 

6 अगस्त 2018 
सं 0 03 / विविध (सिलेबस आई 0 डी 0 टी 0 आर0) -10/2017 परि0-5118 -- केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 
के नियम 24 से 32 ड्राइविंग स्कूल और स्थापन से संबंधित है । केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 31 (क )(2) में 
उल्लेखित है कि राज्य परिवहन उपक्रम या केन्द्रीय या राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा कायम की गई औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्थाएँ और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा चलाये जाने वाले ऐसे अन्य स्थापन जिनके पास चालकों को 
प्रशिक्षण देने की सुविधाएँ है, प्ररूप 5 में इस शर्त पर चालन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत होगें कि इन स्कूलों में 
दिया गया प्रशिक्षण नियम 31 में निर्दिष्ट 

पाठ्य विवरण के 

अनुसार 
CMVR 1989 में विनिर्दिष्ट नियम के आलोक में राज्य में सुरक्षित परिवहन को बढ़ावा देने तथा वाहन चालकों की 
दक्षता में वृद्धि के उद्देश्य से पी 0 पी 0 पी 0 मोड पर बिहार के औरंगाबाद जिले में चालक प्रशिक्षण - सह - शोध संस्थान की 
स्थापना की गई है । 

चालक प्रशिक्षण - सह - शोध संस्थान औरंगाबाद (बिहार ) में विभिन्न प्रकार के वाहनों के परिचालन से संबंधित चलाए 
जा रहे प्रशिक्षणों के पाठ्यक्रमों हेतु निम्न शुल्क का निर्धारण किया गया है । 
कोर्स 

योग्यता 

अवधि 

शुल्क ( GST 
क्र ० 

को छोड़कर ) 
हल्के वाहन सीखने का प्रशिक्षण ( क ) आयु 18 वर्ष 

3500 / 
( ख ) हल्के वाहन सीखने का लर्नर लाईसेंस 
2 हल्के वाहन सीखने का एडवांस हल्के वाहन का स्थायी लाईसेंस अत्याधुनिक | 10 दिन 2000 / 
कोर्स 

प्रशिक्षण 
3 हल्के वाहन (व्यवसायिक ) सीखने ( क ) हल्के वाहन चलाने का प्राईवेट लाईसेंस 

5500 / 
का प्रशिक्षण 

( ख ) हल्के वाहन चलाने का 1 वर्ष का अनुभव 

(ग ) हल्के वाहन (व्यवसायिक ) लाईसेंस 
भारी वाहन सीखने का प्रशिक्षण ( क ) हल्के वाहन (व्यवसायिक ) लाईसेंस 

7500 / 
( ख ) हल्के व्यवसायिक वाहन चलाने का 1 वर्ष 
का अनुभव 

( ग ) भारी वाहन व्यवसायिक लर्नर लाईसेंस 
5 रिफ्रेसर प्रशिक्षण हल्के एवं भारी हल्के एवं भारी (व्यवसायिक ) का स्थाई लाईसेंस 

400 / 
व्यवसायिक वाहन लाईसेंस धारक 

हेतु 
6 रिफ्रेशर प्रशिक्षण ज्वलनशील पदार्थ संबंधित श्रेणी का वैध लाईसेंस 

1000 / 
लाईसेंस धारक हेतु 
अन्य ड्राईविंग स्कूल के प्रशिक्षकों मान्य प्रशिक्षक लाईसेंस 

06 दिन 5000 / 
का प्रशिक्षण 

चालक प्रशिक्षण - सह - शोध संस्थान (IDTR) औरंगाबाद परिसर में प्रशिक्षणार्थियों के लिए आवासन एवं भोजन के लिए 
शुल्क का निर्धारण निम्न प्रकार है : 
S.N. Additional charges Per Trainee Per Day 

Charges ( in Rs. per day ) 
1 Boarding Charges per day + breakfast 

150 / 
2.a Lunch , dinner , 2 Tea ( 1 Before Lunch and 1 in 

250 / 
evening ) with 2 light Snacks ( 1 Before Lunch 

and 1 in evening) 
2.b Lunch , 2 Tea ( 1 Before Lunch and 1 in evening ) 

150 / 
with 2 light Snacks (1 Before Lunch and 1 in 
evening ) 


4 


30 दिन 


01 दिन 


03 दिन 


7 


राज्यपाल के आदेश से , 
विनय कुमार राय, उप - सचिव । 


6 


बिहार गजट , 15 अगस्त 2018 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचनाएं 

11 जून 2018 
सं 0 1 / एल0-016 / 2003 – सा 0 प्र0-7627 -- श्री ई ०एल0 एस 0 एन0 बाला प्रसाद, भा 0 प्र 0 से 0 (86 ), 
राष्ट्रपति के विशेष कार्य पदाधिकारी, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली के पक्ष में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार , 
पटना की अधिसूचना संख्या -6218 दिनांक 15.05.2018 द्वारा विभिन्न रूपों में सम्परिवर्तित अवकाशों में से 
दिनांक 01.01.2004 से 31.12.2004 (366 दिन ) के अध्ययन अवकाश की अवधि, टी 0 ए 0 / डी 0 ए 0 रहित 
कर्तव्य अवधि मानी जायेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव । 


11 जून 2018 
सं 0 1 / अ0-1008 / 2018 - सा 0 प्र0-7667 -- श्री केशव रंजन प्रसाद , भा 0 प्र 0 से 0 ( बी 0 एच 0:2006 ), 
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी - सह - निगमायुक्त , पटना नगर निगम , पटना को अखिल भारतीय सेवा 
( अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम -10,11 एवं 20 के अधीन विभागीय अधिसूचना संख्या -5214 
दिनांक -17.04.2018 द्वारा दिनांक 28.03.2018 से 10.04.2018 तक कुल 14 दिनों के लिए स्वीकृत उपार्जित 
अवकाश को श्री प्रसाद की दिनांक 28.03.2018 के पूर्वाह्न तक कार्य पर उपस्थिति के कारण दिनांक 
29.03.2018 से 10.04.2018 तक कुल -13 दिनों के लिए पुनरीक्षित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव । 


11 जून 2018 
सं 0 1 / पी0-1004 / 2018 - सा 0 प्र0-7683 -- श्री केशव रंजन प्रसाद, भा 0 प्र 0 से 0 ( बी एच :2006 ), 
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी - सह - नगर आयुक्त, पटना नगर निगम , पटना को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक सचिव , बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव । 


11 जून 2018 
सं 0 1 / पी0-1004 / 2018 - सा 0 प्र0-7684 -- श्री अनुपम कुमार सुमन , आई0 आर 0 एस0 (2004 ), 
संयुक्त सचिव , मुख्य मंत्री सचिवालय , बिहार , पटना अगले आदेश तक मुख्य कार्यपालक 
पदाधिकारी - सह - नगर आयुक्त, पटना नगर निगम , पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव । 


बिहार गजट , 15 अगस्त 2018 


7 


11 जून 2018 
सं 0 1 / पी0-1004 / 2018 - सा 0 प्र0-7685 - सुश्री शीला ईरानी(बि 0 पु0 से 0 ), अपर पुलिस अधीक्षक, 
बिहार सैन्य पुलिस -1 की सेवा गृह( आरक्षी) विभाग से लेते हुए उन्हें अगले आदेश तक अपर नगर आयुक्त , 
पटना नगर निगम , पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
सिद्धेश्वर चौधरी , अवर सचिव । 


18 जून 2018 
सं 0 1/ एल0-015 / 2000 - सा 0 प्र0-8088 –– श्रीमती सफीना ए ० एन ०, भा 0 प्र 0 से 0 (97 ), आयुक्त , 
कोसी प्रमंडल सहरसा ( अतिरिक्त प्रभार आयुक्त , पूर्णिया प्रमंडल , पूर्णिया ) को अखिल भारतीय सेवा 
( अवकाश ) नियमावली -1955 के नियम -10,11 एवं 20 के अधीन ईद के अवसर पर पैतृक स्थान (केरल ) की 
यात्रा हेतु दिनांक -15 -17 जून ,2018 के प्रतिबंधित / सार्वजनिक अवकाशों को आरंभ में जोड़ने की अनुमति 
के साथ दिनांक 18-30 जून , 2018 तक कुल 13 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की 
जाती है । 

2. श्रीमती सफीना ए 0 एन 0 की संदर्भित अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद / दायित्वों के 
लिए प्रभार की व्यवस्था निम्नवत् रहेगी: 
पद / दायित्व 

प्रासंगिक छुट्टी अवधि में स्तम्भ -2 के पदों के प्रभार की 


क्र . 


व्यवस्था 


1 


2 


3 


1 


आयुक्त, 

कोसी प्रमंडल , सहरसा 
आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया 


2 


आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा 
आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल , भागलपुर 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव । 


21 जून 2018 
सं ० 1 / सी0-1009 / 2018 - सा o प्र0-8306 -सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना 
संख्या -4713 दिनांक 09.04.2018 द्वारा श्री के 0 सेंथिल कुमार, भा 0 प्र 0 से 0 ( बी एच :96 ) को विशेष सचिव ग्रेड 
में उन्हें दिनांक 21.01.2010 से प्रदत्त प्रोफॉर्मा प्रोन्नति को उनसे प्राप्त अनुरोध के आलोक में दिनांक 
23.02.2010 के प्रभाव से पुनरीक्षित किया जाता है । 
2. अधिसूचना संख्या -4713 दिनांक 09.04.2018 की शेष स्थितियाँ अपरिवर्तित रहेंगी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
शिवमहादेव प्रसाद , अवर सचिव । 


22 जून 2018 
सं 0 1 / अ0-13 / 2012 - सा 0 प्र0-8319 -- श्री कंवल तनुज , भा 0 प्र 0 से 0 ( 2010), संयुक्त सचिव , 
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश ) नियमावली, 1955 के नियम-10,11 
एवं 20 के अधीन दिनांक 13.03.2018 से 16.04.2018 तक कुल 35 दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर 
स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव । 


8 


बिहार गजट , 15 अगस्त 2018 


23 जून 2018 
सं 0 1 / पी0-1004 / 2018 - सा 0 प्र0-8375 - श्री संजय कुमार अग्रवाल , भा 0 प्र 0 से 0 ( 2002 ) सचिव , 
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ( अतिरिक्त प्रभार – प्रशासक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम , पटना / अपर 
विभागीय जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार , पटना ) अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक , बिहार 
राज्य पथ विकास निगम , पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव । 


27 जून 2018 
सं 0 1 / अ0-1012 / 2018 – सा 0 प्र0-8516 -- डॉ 0 करूणा कुमारी, भा 0 प्र 0 से 0 (ए 0 एम0: 2010 ), अपर 
कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति , बिहार , पटना ( अतिरिक्त प्रभार- कार्यपालक निदेशक , बिहार 
एड्स नियंत्रण सोसायटी , स्वास्थ्य विभाग, बिहार , पटना ) को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश ) 
नियमावली,1955 के नियम -10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 29.05.2018 से 22.06.2018 तक कुल 25 दिनों 
के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव । 


4 जुलाई 2018 
सं 0 1 / आ0-05 / 2009 - सा 0 प्र0-8853 -- श्री कुलदीप नारायण, भा 0 प्र 0 से 0 ( 2005), निदेशक , 
पंचायती राज विभाग, बिहार , पटना ( अतिरिक्त प्रभार – परियोजना निदेशक , बिहार ग्राम स्वराज योजना 
सोसायटी, पटना ) को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली -1955 के नियम -10,11 एवं 20 के अधीन 
दिनांक 05.07.2018 से 13.07.2018 तक कुल नौ दिनों के उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 
2. श्री कुलदीप नारायण की अनुपस्थिति अवधि में प्रभार की व्यवस्था प्रशासी विभाग स्वयं करेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव । 


6 जुलाई 2018 
सं 0 1 / सी0-1011 / 2018 - सा 0 प्र0-8997 / श्री अतुल प्रसाद, भा 0 प्र 0 से 0 ( बी एच:87), प्रधान सचिव , 
समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना ( अतिरिक्त प्रभार – प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना) को 
शीर्ष वेतनमान (स्तर - 17 - रु . 2,25,000 / -नियत ) में प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 

2. उपर्युक्त आलोक में श्री प्रसाद द्वारा शीर्ष वेतनमान का प्रभार ग्रहण किये जाने की तिथि से उनके 
द्वारा धारित प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार , पटना के वर्तमान पद को उनके पदस्थापन काल 
तक के लिए शीर्ष वेतनमान में उत्क्रमित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव । 


१ जुलाई 2018 
सं 0 1 / अ0-1018 / 2016 - सा 0 प्र0-9019 -- श्री ( मो 0 ) सलीम , भा 0 प्र 0 से0 ( 2006 ), सचिव, राजस्व 
पर्षद् , बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-12,13 एवं 20 के अधीन 


बिहार गजट , 15 अगस्त 2018 


9 


दिनांक 09.07.2018 से दिनांक 20.07.2018 तक कुल 12 दिनों के रूपांतरित अवकाश ( 24 दिनों के 
अर्द्धवैतनिक अवकाश के बदले ) की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 
2. श्री ( मो 0 ) सलीम की अनुपस्थिति अवधि में प्रभार की व्यवस्था प्रशासी विभाग द्वारा की जायेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव । 


11 जुलाई 2018 
सं 0 1 / पी0-1004 / 2018 - सा 0 प्र0-9164 -- श्री मिथिलेश कुमार, भा 0 प्र 0 से 0 (बिहार:2006 ), अपर 
सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग , बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, 
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग , बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

2. श्री मिथिलेश कुमार अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग , बिहार, पटना 
के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


, 


16 जुलाई 2018 
सं 0 1 / अ0-1004 / 2017 – सा 0 प्र0-9406 -- श्रीमती उदिता सिंह , भा 0 प्र 0 से 0 (2014), उप विकास 
आयुक्त - सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् , रोहतास , सासाराम को अखिल भारतीय सेवा 
( अवकाश) नियमावली -1955 के नियम -10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 25.06.2018 से 24.07.2018 तक 
कुल 30 दिनों के उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

2. श्रीमती उदिता सिंह की अनुपस्थिति अवधि में अपर समाहर्ता, रोहतास अपने सभी कार्यों के 
अतिरिक्त उप विकास आयुक्त - सह - मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, रोहतास , सासाराम के 
प्रभार में रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


16 जुलाई 2018 
सं 0 1 / अ0-1008 / 2018 - सा 0 प्र0-9407 -- डॉ ० श्यामल किशोर पाठक , भा 0 प्र 0 से 0 (2005 ), नगर 
आयुक्त , मुंगेर नगर निगम , मुंगेर को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली -1955 के नियम -10,11 
एवं 20 के अधीन दिनांक 05.07.2018 से 25.07.2018 तक कुल 21 दिनों के उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति 
प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


18 जुलाई 2018 
सं 0 1 / अ0-1011 / 2018 - सा 0 प्र0-9498 -श्री विजय प्रकाश मीणा, भा 0 प्र 0 से 0 ( 2016 ), तत्कालीन 
सहायक समाहर्ता एवं सहायक दंडाधिकारी, दरभंगा सम्प्रति केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर सहायक सचिव , व्यय 
विभाग , वित्त मंत्रालय, भारत सरकार , नई दिल्ली को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली -1955 के 


10 


बिहार गजट , 15 अगस्त 2018 


नियम -10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 17.02.2018 से 06.03.2018 तक एवं दिनांक 31.03.2018 से 
21.04.2018 तक कुल 40 दिनों के उपार्जित छुट्टी की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


20 जुलाई 2018 
सं 0 1 / अ0-26 / 2008 - सा 0 प्र0-9681 -- श्री दयानिधान पाण्डेय, भा 0 प्र 0 से 0(2006), अपर सचिव , 
सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार , पटना को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली, 1955 के 
नियम -10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 10.07.2018 से 21.07.2018 तक कुल 12 दिनों के उपार्जित 
अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


20 जुलाई 2018 
सं 0 1 / अ0-08 / 2011 - सा 0 प्र0–9682-- श्रीमती वन्दना किनी, भा 0 प्र 0 से 0 ( 89 ), सचिव, बिहार 
मानवाधिकार आयोग, पटना ( अतिरिक्त प्रभार- अपर विभागीय जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग , 
बिहार, पटना) को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम -10,11 एवं 20 के अधीन 
दिनांक -09.07.2018 से 13.07.2018 तक कुल 05 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की 
जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


24 जुलाई 2018 
सं 0 1 / पी0-1004 / 2018 - सा 0प्र0–9833 - श्री उदय सिंह कुमावत , भा 0 प्र 0 से 0 ( बी एच:93 ), 
( केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापसी के उपरान्त पदस्थापन की प्रतीक्षा में ) को अगले आदेश तक अपर सदस्य , 
राजस्व पर्षद, बिहार , पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


27 जुलाई 2018 
सं 0 1 / एल0-09 / 2001 - सा 0 प्र0-10086 -- श्री विपिन कुमार , भा 0 प्र 0 से 0 ( 96 ), स्थानिक आयुक्त , 
बिहार भवन , नई दिल्ली को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली -1955 के नियम -10,11 एवं 20 के 
अधीन निजी खर्च पर निजी कार्य के लिए यू 0एस0 ए0 विदेश यात्रा हेतु दिनांक 03.08.2018 से 24.08.2018 
तक कुल 22 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति एक्स - इंडिया लीव के रुप में प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


बिहार गजट , 15 अगस्त 2018 


11 


3 


4 


5 


27 जुलाई 2018 
सं ० 1 / पी0-1003 / 2018 - सा 0 प्र0-10087 - विभागीय अधिसूचना संख्या-4130 

संख्या -4130 दिनांक 
27.03.2018 द्वारा राज्य असैनिक सेवा (बि 0 प्र 0 से 0 ) से भा 0 प्र 0 से 0 (बिहार संवर्ग) में अधिसूचित निम्नांकित 
पदाधिकारियों , जो संयुक्त सचिव से भिन्न पदनामों से नामित हैं , को संयुक्त सचिव के रुप में पदनामित 
किया जाता है: 
क्र . पदाधिकारी का नाम एवं बैच 

वर्तमान पदनाम 

भा ० प्र ० से ० (भर्ती) नियमावली, 
1954 के नियम -6 ( 3) के अनुरुप 

परिवर्तित पदनाम 
1 श्री सावंर भारती ( 2005 ) अपर सचिव, सांस्थिक वित्त संयुक्त सचिव , सांस्थिक वित्त 

शाखा, वित्त विभाग ( अतिरिक्त शाखा, वित्त विभाग ( अतिरिक्त 
प्रभार - सचिव, बिहार राज्य प्रभार – सचिव, बिहार राज्य आपदा 
आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ) 

प्रबंधन प्राधिकरण) 
2 श्री राधाकिशोर झा ( 2005 ) अपर सचिव, ग्रामीण विकास संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास 

विभाग 

विभाग 
श्री अरुण प्रकाश ( 2005 ) अपर सचिव, खान एवं भूतत्व संयुक्त सचिव, खान एवं भूतत्व 

विभाग 

विभाग 
श्री कुमार अरुण प्रकाश अपर सचिव, 

लघु जल संसाधन संयुक्त सचिव , लघु जल संसाधन 
( 2005 ) विभाग 

विभाग 
श्री भरत कुमार दूबे ( 2005 ) अपर सचिव, खाद्य एवं संयुक्त सचिव , खाद्य एवं उपभोक्ता 
उपभोक्ता संरक्षण विभाग 

संरक्षण विभाग 
6 श्री रत्नेश कुमार ( 2005 ) 

विशेष सचिव , पथ निर्माण संयुक्त सचिव , पथ निर्माण विभाग 

विभाग 
7 श्री विनोद 

कुमार सिंह अपर सचिव, शिक्षा विभाग 

संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग 
( 2006 ) 
श्री नरेन्द्र कुमार सिन्हा अपर सचिव, उद्योग विभाग संयुक्त सचिव, उद्योग विभाग 
( 2006 ) 

( अतिरिक्त प्रभार- निदेशक , ( अतिरिक्त प्रभार- निदेशक , 
हस्तकरघा एवं रेशम 

हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय ) 

निदेशालय ) 
श्री रंजन 

कुमार सिन्हा अपर सचिव, गृह विभाग संयुक्त सचिव , 

गृह 

विभाग 
( 2006 ) 
श्री अभय राज ( 2006 ) 

विशेष सचिव, मद्य निषेध, संयुक्त सचिव , मद्य निषेध, उत्पाद 
उत्पाद एवं निबंधन विभाग 

एवं निबंधन विभाग 
श्रीमती मधुरानी ठाकुर 

अपर सचिव , पशु एवं मत्स्य संयुक्त सचिव , पशु एवं मत्स्य 
( 2007 ) संसाधन विभाग 

संसाधन विभाग 
( ख ) विभागीय अधिसूचना संख्या -4130 दिनांक 27.03.2018 द्वारा राज्य असैनिक सेवा (बि 0 प्र 0 से 0 ) 
से भा 0 प्र 0 से 0(बिहार संवर्ग) में अधिसूचित निम्नांकित पदाधिकारियों, जो विभिन्न गैर - संवर्गीय पदों पर 
सम्प्रति पदस्थापित हैं , को भा 0 प्र 0 से 0 ( वेतन ) नियमावली, 2016 के नियम -12(1 ) के तहत संयुक्त सचिव के 
समकक्ष घोषित किया जाता है : 


8 


9 


10 


11 


12 


बिहार गजट , 15 अगस्त 2018 


क्र . 


1 


2 


3 


पदाधिकारी का नाम एवं बैच 

श्री दुर्गेश नन्दन ( 2005 ) 
डॉ ० श्यामल किशोर पाठक (2005 ) 
श्री खुर्शीद आलम खाँ ( 2005 ) 
श्री विवेकानन्द झा ( 2006 ) 

श्री सुरेन्द्र झा ( 2006 ) 
श्री चौधरी अनन्त नारायण ( 2006 ) 


4 


5 


पदनाम एवं विभाग 
सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग 
नगर आयुक्त, मुंगेर नगर निगम , मुंगेर 
सदस्य सचिव, बिहार राज्य खाद्य आयोग 
मुख्य महाप्रबंधक , बिहार राज्य खाद्य निगम 

उप निदेशक , भविष्य निधि निदेशालय 
प्रशासन मुख्य, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ( अतिरिक्त 

प्रभार - संयुक्त सचिव , परिवहन विभाग ) 
सचिव, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग 
सदस्य, वक्फ न्यायाधिकरण 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


6 


7 


श्री मो 0 शमीम ( 2007 ) 
श्री मो 0 बशीर ( 2007 ) 


8 


-- 


2 अगस्त 2018 
सं 0 1 / सी0-1008 / 2018 - सा 0 प्र0-10358 -- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार , नई 
दिल्ली के आदेश संख्या -14014 / 04 / 2012 - ए आई एस -1 दिनांक 01.03.2018 द्वारा पुनरीक्षित बैंचों(2006 
के बदले आवंटित बैच वर्ष, 2005 ) से आच्छादित भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को 
चयन ग्रेड (विशेष सचिव स्तर – वेतन स्तर - 13- ₹ 1,23,100-2,15,900/ - ) में उनके नाम के सामने 
अंकित तिथियों से प्रोन्नति प्रदान की जाती है: 
क्र . पदाधिकारी का नाम एवं बैच 

वर्तमान पदस्थापन / प्रभार 

विशेष सचिव स्तर में 
प्रोन्नति प्रदान किये 

जाने की तिथि 
1 . श्री आदित्य कुमार दास ( 2005 ) उत्पाद आयुक्त - सह 

निबंधन | दिनांक -01.01.2018 
महानिरीक्षक , मद्य निषेध , उत्पाद एवं के प्रभाव से । 
निबंधन विभाग, बिहार , पटना 
( अतिरिक्त प्रभार – प्रबंध 

निदेशक , 

बिवरेज कॉरपोरेशन , पटना) 
2 श्री रामाशंकर प्रसाद दफ्तुआर निदेशक , 

निदेशक , आई ० सी ० डी ० एस ० , समाज | दिनांक -01.01.2018 
( 2005 ) कल्याण विभाग , बिहार , पटना 

के प्रभाव से । 
3 श्री राजीव प्रसाद सिंह रंजन निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, दिनांक -01.01.2018 
( 2005 ) बिहार , पटना 

के प्रभाव से । 
4 श्री जयन्त कुमार सिंह ( 2005 ) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी - सह- दिनांक -01.01.2018 

प्रबंध निदेशक , बिहार राज्य शिक्षा वित्त के प्रभाव से । 

निगम , पटना 
श्री भरत झा ( 2005 ) 

निदेशक, नगरपालिका प्रशासन, नगर दिनांक -01.01.2018 
विकास एवं आवास विभाग, बिहार , | के प्रभाव से । 
पटना( अतिरिक्त प्रभार - अपर सचिव , 
नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार , 
पटना) 


5 


बिहार गजट , 15 अगस्त 2018 


13 


6 


श्रीमती सुजाता चालाना ( 2005 ) 


7 


श्री अनिरुद्ध कुमार ( 2005 ) 


अपर सचिव, समाज कल्याण विभाग, दिनांक -01.01.2018 
बिहार , पटना ( अतिरिक्त प्रभार सचिव , | के प्रभाव से । 
बाल अधिकार संरक्षण आयोग , पटना) 
समाहर्ता एवं जिला 

पदाधिकारी, दिनांक -01.01.2018 
खगड़िया ( अतिरिक्त प्रभार - बंदोबस्त के प्रभाव से । 
पदाधिकारी, खगड़िया ) 
अपर सचिव - सह - संयुक्त मुख्यनिर्वाचन दिनांक -01.01.2018 
पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग , बिहार , | के प्रभाव से । 


8 


श्री सोहन कुमार ठाकुर ( 2005 ) 


पटना 


9 


श्री संजय कुमार (2005 ) 

अपर सचिव , ग्रामीण कार्य विभाग, दिनांक -01.01.2018 
बिहार , पटना ( अतिरिक्त प्रभार - अपर | के प्रभाव से । 
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार 

ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण , पटना 
10 श्री बृज राज राय ( 2005 ) 

अपर सचिव, संसदीय कार्य विभाग, दिनांक -01.01.2018 
बिहार , पटना 

के प्रभाव से । 
11 श्री बीरेन्द्र कुमार मिश्रा ( 2005 ) निदेशक, भू - अर्जन , राजस्व एवं भूमि दिनांक -01.01.2018 

सुधार विभाग , बिहार , पटना ( अतिरिक्त के प्रभाव से । 
प्रभार - अपर सचिव , राजस्व एवं भूमि 

सुधार विभाग, बिहार , पटना ) 
12 | श्री राधे श्याम साह ( 2005 ) अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार , दिनांक -01.01.2018 

के प्रभाव से । 
13 | श्री नील कमल ( 2005 ) 

बिहार विकास मिशन में समकक्ष पद, दिनांक -01.01.2018 

मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार , पटना के प्रभाव से । 
14 श्री अजय कुमार श्रीवास्तव( 2005 ) सचिव , राज्य सूचना आयोग, बिहार , | दिनांक -01.01.2018 
पटना 

के प्रभाव से । 
2. उपर्युक्त तालिका के क्रमांक -6, 8, 9, 10 एवं 12 के पदाधिकारी को विशेष सचिव के रुप में 
पदनामित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


पटना 


2 अगस्त 2018 


सं 0 1 / सी0-1008 / 2018 - सा 0 प्र0-10359 -- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार , नई 
दिल्ली के आदेश संख्या -14014 /04 / 2012 - ए आई एस-1 दिनांक 01.03.2018 द्वारा पुनरीक्षित बैंचों(2006 
के बदले आवंटित बैच वर्ष, 2005 ) से आच्छादित भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारी , जो 
दिनांक 01.01.2018 के उपरान्त सेवानिवृत्त हुए हैं , को चयन ग्रेड (विशेष सचिव स्तर – वेतन 
स्तर - 13- ₹ 1,23,100-2,15,900 /- ) में उनके नाम के सामने अंकित तिथियों से प्रोन्नति प्रदान की 
जाती है : 


- 


14 


बिहार गजट , 15 अगस्त 2018 


क्र . 


पदाधिकारी का नाम एवं बैच 


1 


2 


3 
4 
5 
6 
7 
8 


श्री शशि कान्त तिवारी ( 2005 ) -से.नि . 
श्री नरेन्द्र कुमार सिंह ( 2005 ) -से.नि. 
श्री हरिहर प्रसाद( 2005 ) -से.नि . 
श्री नरेन्द्र प्रसाद मण्डल( 2005 ) से.नि. 
श्री राम किशोर मिश्रा ( 2005 ) -से.नि . 
श्री सुनील कुमार ( 2005) -से.नि . 
श्री मो 0 नौशाद युसूफ ( 2005 ) -से.नि . 
श्री अशोक कुमार सिंह( 2005 )-से.नि . 


विशेष सचिव स्तर में प्रोन्नति प्रदान 

किये जाने की तिथि 
दिनांक -01.01.2018 के प्रभाव से । 
दिनांक -01.01.2018 के प्रभाव से । 
दिनांक -01.01.2018 के प्रभाव से । 
दिनांक -01.01.2018 के प्रभाव से । 
दिनांक -01.01.2018 के प्रभाव से । 
दिनांक -01.01.2018 के प्रभाव से । 
दिनांक -01.01.2018 के प्रभाव से । 
दिनांक -01.01.2018 के प्रभाव से । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


3 अगस्त 2018 
सं ० 1 / पी0-1001 / 2016 ( खंड) -सा0 प्र0-10418 - श्री रवि मनुभाई परमार, भा 0 प्र 0 से 0 
(बिहार: 1992), प्रधान सचिव , पर्यटन विभाग, बिहार, पटना अगले आदेश तक प्रधान सचिव , कला, संस्कृति 
एवं युवा विभाग, बिहार , पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 

सं ० 1 / पी0-1001 / 2016 ( खंड) -सा0 प्र0-10419 -- श्री हिमांशु कुमार राय , भा 0 प्र 0 से 0 
(बिहार: 2010), निदेशक , कृषि, बिहार, पटना को स्थानांतरित किया जाता है । 

2. श्री राय, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में योगदान देकर अगले आदेश तक पदस्थापन 
की प्रतीक्षा में रहेंगे । 

सं 0 1 / पी0-1001 / 2016 ( खंड) -सा0 प्र0-10420 - श्री आदेश तितरमारे, भा 0 प्र 0 से 0 (बिहार:2006 ), 
राज्य परिवहन आयुक्त , परिवहन विभाग , बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक 
निदेशक , कृषि ,बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
सं ० 

1 / पी0-1001 / 2016 ( खंड) -सा0 प्र0-10421 - श्रीमती सीमा त्रिपाठी, भा 0 प्र 0 से 0 
(बिहार:2009 ), अपर सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग , बिहार, पटना ( सम्प्रति अवकाश पर) को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक राज्य परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग , बिहार , पटना के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्रीमती सीमा त्रिपाठी की अवकाश की अवधि में राज्य परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, बिहार , 
पटना के प्रभार में सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना रहेंगे । 

सं 0 1 / पी0-1001 / 2016(खंड) -सा 0 प्र0-10422 - श्री नन्द किशोर, भा ० व० से 0(2006), वन 
प्रमंडल पदाधिकारी, वन कार्य नियोजना प्रमंडल , पटना (जिनकी सेवाएँ पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा 
सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपी गयी है ) को अगले आदेश तक निदेशक, उद्यान , कृषि विभाग, बिहार, पटना 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


अधीक्षक , 


सचिवालय 

मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 21-571 + 10- डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 15 अगस्त 2018 


15 


भाग-2 


बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , आदेश, 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


अधीक्षक का कार्यालय 
पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल , पटना 


निविदा शुद्धि - पत्र सूचना 

24 जुलाई 2018 
सं 0 6585 -- पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना के निमित पी 0 आर 0 न0-4226 ( स्वा ०) / 2018-19 द्वारा दवा, 
रैपिड डायग्नोस्टिीक कीट , सर्जिकल सामग्री एवं अन्य सहायक सामग्रियों के लिए प्रकाशित निविदा के कोटी- C के निविदा 
क्रमांक -2,3,9,21,41,52,55,56,58,59,60,62,63,66,72,82,83 एवं 84 तथा कोटी- D का क्रमांक -16,17,21,22,35,39,40,54,55 एवं 
63 को संलग्न सूची के अनुरूप संशोधित किया जाता है । संशोधन उपरान्त निविदा जमा करने एवं तकनीकि निविदा को 
खोलने की तिथि को भी निम्न प्रकार संशोधित की जाती है । 
Tender Reference No. 

: PMCH/ DRUGS / RC / PR No - 4226/ 2018 
Last Date and Time for Receipt of the Tender : 14.08.2018 upto 5.00 . p.m. 
Place of Submission of Tender 

: SUPERINTENDENT, PATNA MEDICAL COLLEGE & 

HOSPITAL , ASHOK RAJ PATH , PATNA - 800004. 
Time and date of Opening of Tender 

: 17.08.2018 at 01.00 p.m. in the Chamber of 

Superintendent, PMCH , Patna . 
इसे इस हद तक संशोधित समझी जाय । निविदा की शेष शर्ते एवं सूची यथावत रहेगी । 

आदेश से , 
( ह0 ) अस्पष्ट , 

अधीक्षक 
पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल , पटना के निमित पी 0 आर0 न0-4226 ( स्वा ०) / 2018-19 द्वारा दवा, रैपिड 
डायग्नोस्टिीक कीट , सर्जिकल सामग्री एवं अन्य सहायक सामग्रियों के लिए प्रकाशित निविदा को निम्न प्रकार आंशिक रूप से 
संशोधित किया जाता है । 


Category 


Name of Drug 


Published Specification 


Remarks 


SL. 
No 


Tender 
SL. No. 


Category -C 


2 


Specification to 

be 
Published 
Absorbable 
mesh fixation 
device with 25 

30 tacks 


2 


Category -C 


3 


Absorbable 
Strap Fixation 
Device5mm, 
25stra p /30st 
raps 
Absorbable 
Strap Fixation 
Device 
5mm ,1.2strap / 
15straps 
AdvanceCompo 

siteMesh 


0.5mmAbsorbablerneshfixatior 
rd evice 
containinngstrapsmadeofacopoly 
meroflactide, glycolideandpolydio 
xanone 
0.5mm A bsorbablemensh 
fisationd 

evice 
containingstrapsmadeofacopoly 

meroflactide, 
glycolideandpolydio xanone 
Advanced Composite Meshmade 

of Poligleca prone 25 & 

Polypropylenesoftmesh 
foringuinalndentralherniarepair 

Size- All 


Absorbable 
meshfixation 
device with 12 
15 tacks/ 15-20 
tacks/ 30 tacks 
Polyester mesh 
with absorbable 

collagen film 
with pre- places 
suture , Size 12 


3 


Category -C 


9 


16 


fask JGIC , 15 37-7A 2018 


> 


circular , 15 
circular, 20 

circular 
Nylon/ polyamide 


4 


Category – C 


21 


5 


5 


Category – C 


41 


Self Fixating 
mesh 15 x 15 , 
20 x 15 , 30 x 15 

All Size 


> 


6 


Category - C 


52 


7 


Category - C 


55 


Self Fixating 
Mesh 12 x 08 

right/Left. 


8 


Category – C 


56 


All Size 


9 


Category - C 


58 


All Size 


10 


Category - C 


59 


All Size 


Ethilon Black 
Monofilament 

suture 
Flexibleopenti 
ssuesepar 
atingmesh 
Knotless tissue 
device sutures 
Macro porous 

Partially 
Absorbabable 

Mesk 
Monofilament 

suture 
Needle 

Straight 
Needle Round 

Body 
Needle Round 
Circle Cutting 
Polyglycolic 
Acid Suture 
Polyglactine 
910 Suture 
Prolene Blue 
Monofilament 

Suture 
Silk Suture 
with R.C. 

Needle 
Synthetic 
Absorbable 

Suture 
( Polydiaxanon 


11 


Category – C 


60 


All Size 


12 


Category - C 


62 


All Size 


13 


Category - C 


63 


All Size 


14 


Category - C 


66 


All Size 


15 


Category – C 


72 


All Size 


16 


Category - C 


82 


Synthetic 
Absorbable 

suture 
polydiaxanone 

all size 


e with 


17 


Category – C 


83 


All Size 


Triclosan ) 
Synthetic 
absorbable 
Coated Rapide 
Polyglactin 

910 
Synthetic 
Absorbable 
poliglecaprone 

25 with 
Triclosan 


18 


Category -C 


84 


Synthetic 
Absorbable 
poliglecaprone 

25 all size 


19 


Category - D 


16 


Circular 
Stapler 
for 
End -to - End 
Anastomosis 


Proximate Intra -Luminal Staplers 
with curved shaft anvil 
detachable 
21mm with lumen 
size12.4mm ,29mm with lumen 
size 20.4 , with adjustable staple 

height ( 1-0-2.5mm ) 


Curved End to 

End 
Anastomotic 

Stapler 
25/28/29/31/33 
mm with tilt 

top anvil 


PER JGTC , 15 31427 2018 


17 


20 


Category - D 


17 


Circular 
Stapler 


for 


Curved End to 
End 
Anastomotic 
Stapler 
25/28/29/31/33 
mm with tilt 


End -to - End 
Anastomosis 


top anvil 


21 


Category - D 


21 


Curved Linear 
Cutter 


Proximate Intra -Luminal 
Staplers with curved shaft 
anvil detachable 21mm with 
lumen size 12.4mm ,33mm 
lumen size 24.4 diameter 
head , with adjustable staple 
height( 1.0-2.5mm ) 
Multi- fire curved cutter stapler 
for 
simultaneous staple and cutting 
with 
Unique curved head design 
Blue with closed staple height 
1.44mm & Green with closed staple 
heieht 2mm 


Linear stapler 

45 /60mm 


22 


Category - D 


22 


Curved Cutter 
stapler reloads 


23 


Category - D 


35 


Hemorrhoidal 
Stapler 


Consists of 33mm Hemorrhoidal 
Circular Stapler (with fixed anvil , 
adjustable closed staple height 
from 0.75mm - 1.5mm ) 


Blue and green 
reloads for 
Linear 
stapler 
Consists of 32 

34 mm 
Hemorrhoidal 
Circular Stapler, 

(with fixed 
anvil, adjustable 

closed staple 
height from 
0.75 mm- 1.5 

mm ) 
Linear Cutter 
with selectable 

staple Height 
option 55mm 

60mm 
Linear Cutter 
with selectable 
staple Height 
option 75mm 

80mm 


24 


Category - D 


39 


Linear Cutter 


Linear Cutter with selectable 
staple Height option 55mm 
60mm having 6 rows of staple 
line 


25 


Category - D 


40 


Linear Cutter 


Linear Cutter with selectable 
staple Height option 75mm 
80mm having 6 rows of staple 
line 


26 


Category - D 


54 


55mm having brows of staple 
line 


Selectable 
staple height 
linear cutter 
Selectable 
staple height 
linear cutter 


27 


Category - D 


55 


75mm having brows of staple 

line 


55 /60mm 
having 4 or 6 
rows of 
75 /80mm 
having 4 or 6 
rows of 
staple line with 

fresh knife 
Gastro Intestinal 
Anastomotic 
75mm /80mm 
cartridge with 
fresh knife 
blue /Green 


28 


Category - D 


63 


Universal 
l- inear Cutter 
Cartridge 


75mm wrth option of closed 
staple 
height of 

1.5mm / 1.8mm /2mm 


Tender Reference No. 
Last Date and Time for Receipt of the Tender 
Place of Submission of Tender 


: PMCH /DRUGS/RC /PR No -4226 /2018 
: 14.08.2018 upto 5.00 . p.m. 
: SUPERINTENDENT, PATNA MEDICAL COLLEGE & 
HOSPITAL, ASHOK RAJ PATH , PATNA – 800004 . 


18 


बिहार गजट , 15 अगस्त 2018 


Time and date of Opening of Tender 

: 17.08.2018 at 01.00 p.m.inthe Chamber of 

Superintendent, PMCH , Patna . 
इसे इस हद तक संशोधित समझी जाय । निविदा की शेष शर्ते एवं सूची यथावत रहेगी । 

आदेश से . 
( ह0 ) अस्पष्ट, अधीक्षक । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 21-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 15 अगस्त 2018 


19 


भाग - 9 - ख 
निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 

सूचनाएं इत्यादि । 


, 


सूचना 


No. 1103 -- IMukesh Kumar Thakur of RPS More, Danapur hereby solemnly declare and 
affirm that my son s name has been changed from ABHINAV to ABHINAV RAJ Vide Affi. 
No. 6199 dated 23rd June 2018 and will be used in all documentation purposes . 

Mukesh Kumar Thakur. 


सं 0 1104 -- मैं अनिता राम उम्र 46 वर्ष पति भुपनेश्वर राम स्थायी आवास – मोहल्ला काशीपुर वार्ड नं0-07 
पो 0+ जिला - समस्तीपुर बिहार पिन 848101 नोटरी पब्लिक समस्तीपुर के क्रम संख्या 4506 दिनांक 16.01.2018 के आधार पर 
दृढ़ता पूर्वक यह पुष्टि करती हूँ और घोषणा करती हूँ कि मेरा नाम अनिता राम है और मेरे पिता का नाम स्व 0 मनोरंजन 
प्रसाद एवं पति का नाम भुपनेश्वर राम है । विभिन्न स्थिति परिस्थितियाँ के आधार पर / अनुसार मैंने अपना नाम कुमारी अनिता 
रंजन से बदलकर अनिता राम रख लिया हूँ कुमारी अनिता रंजन एवं अनिता राम एक ही व्यक्ति है मैं यह घोषणा करती हूँ 
कि आज से आगे भविष्य में मैं अनिता राम के नाम से जानी जाउंगी । 

अनिता राम । 
No. 1104 -- I Anita Ram age 46 Year, W /O Bhupneshwar Ram , Permanent residence of 
Mohalla- Kashipur, Ward No. 07, P.O. + District - Samastipur, Bihar, Pin- 848101 According to 
basis of Notary Public Samastipur Sl. No. 4506 on 16th January 2018 do hereby solemnly affirm 
and declare thatmy name is Anita Ram and my Father Name is Late Manoranjan Prasad and my 
husband name is Bhupneshwar Ram . According to different situation and circumstances I 
changed my name from Kumari Anita Ranjan to Anita Ram , Kumari Anita Ranjan and Anita 
Ram is the same person from today onwards I announce that I will be known as Anita Ram . 

Anita Ram . 


अधीक्षक, 


सचिवालय 

मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 21-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


20 


बिहार गजट , 15 अगस्त 2018 


बिहार गजट 


का 


प्राधिकारी द्वारा 


पूरक( अ 0 ) 
द्वारा प्रकाशित 


सं 0 कारा / नि को ० ( अधी0 ) -01-06 / 2018--5523 
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय 

गृह विभाग ( कारा ) 


संकल्प 

3 अगस्त 2018 
चूँकि बिहार राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि दिनांक 14.07.2018 को केन्द्रीय कारा, पूर्णियाँ के 
संसीमित बंदी रॉकी सिंह उर्फ राकेश कुमार सिंह, पे0 –रमेश कुमार सिंह की इलाज के दौरान हुई मृत्यु की घटना में श्री विधु 
कुमार, काराधीक्षक , केन्द्रीय कारा, पूर्णियाँ द्वारा बिहार कारा हस्तक -2012 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करते हुए गंभीर कोताही 
एवं अपने कर्तव्य के प्रति उदासीनता बरती गई है । साथ ही उनके द्वारा अपने दायित्वों का सम्यक् निर्वह्न न करके उक्त 
बंदी के इलाज में कई स्तरों पर लापरवाही बरती गई है जिसके कारण बंदी की असमय मृत्यु हुई है । 

2. अतः उक्त प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में श्री विधु कुमार, काराधीक्षक , केन्द्रीय कारा, पूर्णियाँ को तत्काल प्रभाव 
से निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय केन्द्रीय कारा, बक्सर निर्धारित किया जाता है । 

3. श्री 

कुमार के विरूद्ध प्रपत्र क में आरोप पत्र गठित कर अलग से विभागीय कार्यवाही संस्थित करने की कार्रवाई 
की जायेगी । 

4. श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2005 के विहित प्रावधानों के 
अन्तर्गत उन्हें नियमानुसार जीवन यापन भत्ता संलग्न कारा से देय होगा । 

5. उपरोक्त पर माननीय मुख्य ( गृह) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 
आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति 
सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
आमिर सुबहानी, प्रधान सचिव । 


सं 0 सं 0 ग्रा 0वि0-14( ति 0 ) मु0-03/2018–383692/ ग्रा 0वि 0 

ग्रामीण विकास विभाग 


संकल्प 


9 अगस्त 2018 


, 


श्री रत्नेश्वर कुमार, ग्रामीण विकास पदाधिकारी- सह-प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, पारू, मुजफ्फरपुर के 
सरकारी आवास से दिनांक 15.01.2018 को कुख्यात फरार अपराधी तुलसी राय को नशे की हालत में पुलिस द्वारा 
गिरफ्तार किये जाने , बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-32 की उपधारा ( 3) के तहत् 
अपराध कारित करने के लिए उत्तरदायी होने एवं उक्त अधिनियम की धारा-37 की उपधारा ( घ ) एवं धारा-38 की 


बिहार गजट , 15 अगस्त 2018 


21 


उपधारा-(2) के तहत् नजदीकी उत्पाद अथवा पुलिस पदाधिकारी को सूचित नहीं करने जैसे गम्भीर आरोप के लिए 
श्री 

कुमार के विरूद्ध जिला पदाधिकारी के पत्रांक- 818 दिनांक- 06.03.2018 द्वारा विहित प्रपत्र में प्राप्त आरोप 
पत्र के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 के नियम- 9( क ) के 
तहत श्री कुमार को विभागीय अधिसूचना सं0- 360183 दिनांक 15.03.2018 द्वारा तात्कालिक प्रभाव से अगले 
आदेश तक के लिए निलम्बित किया गया तथा इनका मुख्यालय ग्रामीण विकास विभाग, बिहार , पटना निर्धारित 
किया गया । 

श्री 

कुमार के विरूद्ध प्राप्त आरोप पत्र पर विभागीय ज्ञापांक 370735 दिनांक 22.05.2018 द्वारा बिहार 
सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियन्त्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 के नियम 17( 4 ) में निहित प्रावधान के 
अन्तर्गत बचाव के लिखित अभिकथन की माँग की गयी । जिसके आलाके में श्री कुमार द्वारा बचाव अभिकथन 
समर्पित किया गया । श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप गम्भीर प्रकृति के हैं अतएव इसकी वृहत जाँच हेतु 
विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है । 

उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री राजेश परिमल , उप सचिव, ग्रामीण 
विकास विभाग, बिहार , पटना को संचालन पदाधिकारी नामित किया जाता है तथा जिला पदाधिकारी , मुजफ्फरपुर 
द्वारा नामित पदाधिकारी उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी होंगे । 

उक्त आदेश पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 

श्री कुमार से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि 
संचालन पदाधिकारी अनुमति दें , उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे। 
आदेश : -- इस संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को भेज दिया जाय । 


आदेश से , 


राधा किशोर झा , अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट, 21-571 + 10- डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


